निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 
पटना प र आश्यिन 1931 Cropoon 


( सं0 पटना 551 ) 


27 आश्विन 1931 ( श० ) 
पटना, सोमवार , 19 अक्तूबर 2009 


सं0 2 / सी0 - 1070 / 07 का0 - 9601 
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


संकल्प 

24 सितम्बर 2009 
श्री प्रभाकर प्रसाद सिंह , बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक 218 / 08 तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, 
सोनबरसा, सहरसा के विरूद्ध विकास कार्यों में दिलचस्पी नहीं लेने तथा जिला पदाधिकारी, सहरसा एवं बाढ़ राहत 
कार्य के पर्यवेक्षण हेतु सहरसा जिला में नियुक्त विशेष जिला पदाधिकारी द्वारा बाढ़ प्रभावित व्यक्तियों के बीच राहत 
सामग्रियों का वितरण कराने हेतु दिये गये मौखिक एवं लिखित आदेश की अवहेलना करने एवं जिला पदाधिकारी, 
सहरसा द्वारा प्रतिवेदित आरोप के आलोक में राज्य सरकार के निर्णयानुसार बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , 
नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली 2005 के नियम 9(1)( क ) में निहित प्रावधानों के आलोक में विभागीय संकल्प सं0 
8285 दिनांक 11 अगस्त 2007 द्वारा निलम्बित करते हुए इनके विरूद्ध विभागीय संकल्प सं0 5139, दिनांक 3 जून 
2009 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी । 

___ 2. श्री सिंह का दिनांक 31 अगस्त 2009 को सेवानिवृत्ति के मद्देनजर मामले की समीक्षोपरान्त सरकार के 
आदेशानुसार दिनांक 31 अगस्त 2009 से श्री सिंह को निलम्बन से मुक्त किया जाता है । 

3. श्री सिंह के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही यथावत चलती रहेगी । 

देश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय 
तथा इसकी प्रति श्री प्रभाकर प्रसाद सिंह, बि0प्र0से0 एवं अन्य संबंधित को दी जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

चन्द्र प्रकाश सहाय , 
सरकार के अवर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 551 -571 + 10-डी०टी०पी० । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


